निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 592 ) 


30 ज्येष्ट 1940 ( श0 ) 
पटना , बुधवार 20 जून 2018 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- - - - - - - - 


अधिसूचना 

16 अक्तूबर 2017 
सं0 1स्था० - 56/17 - 8526/वि०स० । -- वित्त विभाग , बिहार सरकार के संकल्प संख्या -3ए -3 - भत्ता -01/ 2017 
8045 , दिनांक - 11. 10.2017 जो राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में पुलिस कर्मियों के विभिन्न भत्तों के 
वर्तमान दरों में संशोधन से संबंधित है , को सभा सचिवालय के सुरक्षा कर्मियों के लिए लागू किया जाता है । 

एतद् विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या - 3630 , दिनांक 29.05.2017 एवं संबंधित अन्य अधिसूचना इस 
हद तक संशोधित समझा जाय । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

असीम कुमार , 
उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 592 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


